सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


19 माघ , 1943 ( श ० ) 


संख्या - 40 राँची , मंगलवार , 

, 


8 फरवरी , 2022 ( ई ० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 जनवरी , 2022 


संख्या -7 / स्था०-806 / 15 का . 249 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्रीमती पार्वती हंस , उप सचिव , 
वाणिज्य कर विभाग , झारखण्ड , राँची को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के 
लिए उप सचिव , गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ( आपदा प्रबंधन प्रभाग ) , झारखण्ड , राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुधीर कुमार रंजन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 40 -- 50 


